निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 27 


13 आषाढ़ 1940 ( श 0 ) 
पटना, बुधवार , 

4 जुलाई 2018 ( ई 0) 


, 


--- 


विषय- सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग-1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग -5 –बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-12 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग-1-क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग-1- ख - मैट्रीकुलेशन, आई 0 ए0, आई 0 एससी 0, 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस 0 , बी 0एस 0 ई 0, डीप 0 - इन 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

भाग -9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
और नियम , भारत गजट और राज्य 

सूचनाएं इत्यादि । 

13-15 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग - 4 - बिहार अधिनियम 

पूरक - क 

16-16 


विनियम , 


आदेश, 


--- 


--- 


2 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2018 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत 


सूचनाएं 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचनाएं 

26 जून 2018 
सं0 यो ० स्था 04 / 2-26 / 2016–3104 / यो 0वि0--1. जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 2231 
दिनांक 15.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री अरूण कुमार ( गृह जिला- नालंदा) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -02, महनार ( वैशाली) में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 2-26 / 2016–3105 / यो 0वि0--2. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 4766 
दिनांक 21.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री अशोक कुमार सिंह ( गृह जिला- भोजपुर) को स्थानीय 
क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, मुजफ्फरपुर में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 यो o स्था 04 / 2-26 / 2016–3106 / यो 0वि0--3. पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 4694 
दिनांक 21.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त मो 0 आलम हुसैन ( गृह जिला- औरंगाबाद ) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02, मुजफ्फरपुर में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 2-26 / 2016–3107 / यो 0वि0--4. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 4697 
दिनांक 21.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री सुनील कुमार सिंह ( गृह जिला- सहरसा) को स्थानीय 
क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01 , मोतिहारी(पूर्वी चम्पारण) में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के 
लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 यो o स्था 04 / 2-26 / 2016–3108 / यो 0 वि0--5. पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 4692 
दिनांक 21.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री अहमद हुसैन ( गृह जिला- मुजफ्फरपुर) को स्थानीय 
क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, बक्सर में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 2-26 / 2016-3109 / यो 0 वि0-6. पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 4765 
दिनांक 21.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री राजेश कुमार सिन्हा ( गृह जिला- सारण ) को स्थानीय 
क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02 , पकड़ीदयाल (मोतिहारी ) में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के 
लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो 0 स्था 04 / 2-26 / 2016-3110 / यो 0वि0--7. पथ निर्माण विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 4761 
दिनांक 21.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री सुशील कुमार ( गृह जिला- बक्सर) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, शेखपुरा में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 2-26 / 2016-3111 / यो 0वि0-8. जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 2221 
दिनांक 15.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री ब्रज किशोर ( गृह जिला- सारण ) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, जहानाबाद में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं 0 यो o स्था 04 / 2-26 / 2016–3112 / यो 0वि0--9. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 4760 
दिनांक 21.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री हेमंत कुमार ( गृह जिला- प0 चम्पारण ) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02 , जगदीशपुर ( भोजपुर) में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो o स्था 04 / 2-26 / 2016-3113 / यो 0 वि0--10. पथ निर्माण विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 4762 
दिनांक 21.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री पाण्डेय धमेन्द्र किशोर ( गृह जिला- मुजफ्फरपुर ) को 
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, किशनगंज में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 2-26 / 2016–3114 / यो 0वि0--11. जल संसाधन विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 
2231 दिनांक 15.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री बिनोद कुमार रंजन ( गृह जिला- मुंगेर) को 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2018 


3 


स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01 , सुपौल में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 2-26 / 2016–3115 / यो 0वि0--12. जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 
2223 दिनांक 15.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री उपेन्द्र प्रसाद ( गृह जिला- गया ) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02, बारसोई ( कटिहार ) में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 2-26 / 2016-3116 / यो 0वि0 -13. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 4686 
दिनांक 21.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री तुलसी राम ( गृह जिला- गोपालगंज ) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर में तकनीकी सलाहकार के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 2-26 / 2016–3117 / यो 0वि0--14 . पथ निर्माण विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 4776 
दिनांक 21.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री रजनीश रमण ( गृह जिला- नालंदा) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, पटना में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं 0 यो 0 स्था 04 / 2-26 / 2016–3118 / यो 0वि0--15. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 4759 
दिनांक 21.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री सत्येन्द्र प्रसाद ( गृह जिला- नालंदा ) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, रोहतास में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं 0 यो 0 स्था 04 / 2-26 / 2016–3119 / यो 0वि0--16. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 4693 
दिनांक 21.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री रविशंकर प्रसाद ( गृह जिला- सीवान ) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, जमुई में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 2-26 / 2016-3120 / यो 0 वि0--17. पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 4767 
दिनांक 21.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त मो 0 अयाज अहमद ( गृह जिला- दरभंगा) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, खगड़िया में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं 0 यो o स्था 04 / 2-26 / 2016–3121 / यो 0वि0--18 . पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 4768 
दिनांक 21.06.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री रमेश शाह ( गृह जिला- सारण ) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -02 , बनमंखी(पूर्णिया ) में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 04 / 2-26 / 2016–3122 / यो 0वि0--19. श्री कृष्ण मोहन सिंह, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, पटना की सेवा तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग ( भवन निर्माण विभाग ) को वापस 
की जाती है । 

सं 0 यो 0 स्था 04 / 2-26 / 2016–3123 / यो 0वि0--20. श्री बिनोद बिहारी शर्मा, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01 , रोहतास की सेवा तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग ( ग्रामीण कार्य विभाग ) को वापस 
की जाती है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 2-26 / 2016–3124 / यो 0वि0--21 . श्री राम लाल राम , कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, जमुई की सेवा तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग ( ग्रामीण कार्य विभाग) को वापस 
की जाती है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 2-26 / 2016–3125 / यो 0 वि0--22. श्री उमेश प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, खगड़िया की सेवा तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग ( ग्रामीण कार्य विभाग) को 
वापस की जाती है । 

सं 0 यो स्था 04 / 2-26 / 2016–3126 / यो 0वि0--23. श्री अरूण कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02 , बनमंखी ( पूर्णिया ) की सेवा तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग ) 
को वापस की जाती है । 

उपर्युक्त पदस्थापन / स्थानांतरण / सेवा वापसी संबंधी आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । तद्नुसार 
सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता नव पदस्थापित स्थान पर अविलंब प्रभार ग्रहण कर विभाग को सूचित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
राजेश्वर प्रसाद सिंह, अपर सचिव । 


26 जून 2018 
सं0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3128 / यो 0वि0-1. श्री अवधेश प्रसाद, सहायक अभियंता , स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन , कार्य प्रमंडल -02 , दानापुर को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01 , 


4 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2018 


हाजीपुर ( वैशाली) में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप से 
महुआ विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए लालगंज विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक 
के लिए दिया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3129 / यो ०वि० -2. श्री लाल बाबू प्रसाद, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02 , दानापुर को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02, 
मुजफ्फरपुर में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप से 
कांटी विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए प्राक्कलन पदाधिकारी एवं साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का 
अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3130 / यो 0वि0–3. श्री बिनोद कुमार तांती, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02, विक्रमगंज ( रोहतास) को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य 
प्रमंडल -02, दानापुर में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल 
रूप से प्राक्कलन पदाधिकारी का कार्य आवंटित करते हुए फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार अगले 
आदेश तक के लिए दिया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3131 / यो 0वि0-4. श्री मनीष कांत, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल -01, बक्सर को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, कटिहार में 
सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप से कोढ़ा विधानसभा 
क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए बरारी विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता 


सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3132 / यो 0वि0-5. श्री जितेन्द्र, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल -01 , औरंगाबाद को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, समस्तीपुर 
में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप से समस्तीपुर 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए प्राक्कलन पदाधिकारी के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए 
दिया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3133 / यो 0वि0-6. श्री अजय कुमार, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन , कार्य प्रमंडल -01 , जमुई को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02 , महनार ( वैशाली ) 
में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप से राजापाकर 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए प्राक्कलन पदाधिकारी के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए 
दिया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3134 / यो 0वि0-7. श्री कपिलमुनि सिंह, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, छपरा ( सारण ) को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य 
प्रमंडल -01, बक्सर में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप 
से बक्सर विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए प्राक्कलन पदाधिकारी एवं राजपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का 
अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3135 / यो 0वि0-8. श्री चन्देश्वर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य 
प्रमंडल -01 , छपरा ( सारण ) में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें 
मूल रूप से छपरा विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए प्राक्कलन पदाधिकारी के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार अगले 
आदेश तक के लिए दिया जाता है । 

सं० यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3136 / यो 0वि0 -9. श्री रामवरण पासवान , सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -02, पकड़ीदयाल ( मोतिहारी) को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य 
प्रमंडल -01 , सीतामढ़ी में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल 
रूप से बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए प्राक्कलन पदाधिकारी एवं सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के कार्यों 
का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3137 / यो 0 वि0-10 . श्री बलभद्र कुमार शाही, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, सीतामढ़ी को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01 , 
सहरसा में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप से महिषी 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए प्राक्कलन पदाधिकारी एवं सहरसा विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार 
अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था ० 04 / 3-28 / 2017-3138 / यो ०वि० -11. श्री अमित कुमार, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल -01, हाजीपुर ( वैशाली ) को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02, 
विक्रमगंज, रोहतास में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप 
से काराकाट विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए प्राक्कलन पदाधिकारी , दिनारा एवं नोखा विधानसभा क्षेत्र के कार्यों 
का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है । 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2018 


5 


. 


सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3139 / यो ०वि० -12. श्री चंदन कुमार, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल -02, महनार ( वैशाली ) को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, 
जमुई में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप से जमुई 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए प्राक्कलन पदाधिकारी एवं सिकन्दरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का अतिरिक्त 
प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है । 

सं0 यो o स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3140 / यो 0वि0-13. श्री सुरेश कुमार, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल -01 , दरभंगा को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, समस्तीपुर में 
सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप से मोहिउद्दीननगर 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए मोरवा विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए 
दिया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3141 / यो 0वि0-14. श्री संजय कुमार, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल -01, समस्तीपुर को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, औरंगाबाद 
में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप से रफीगंज 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए 
दिया जाता है । 

सं 0 यो o स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3142 / यो 0वि0-15. श्री राजीव कुमार, सहायक अभियंता , स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01 , समस्तीपुर को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -02, 
पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण ) में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें 
मूल रूप से सुगौली विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए रक्सौल एव नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का 
अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है । 

सं 0 यो o स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3143 / यो ०वि० -16. श्री उमाशंकर प्रसाद, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01 , सहरसा को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02, 
दानापुर में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप से मनेर 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए दानापुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए 
दिया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3144 / यो ०वि ० -17. श्री दिनेश प्रसाद सिंह यादव , सहायक अभियंता, स्थानीय 
क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, सुपौल को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, 
दरभंगा में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप से केवटी 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए जाले विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए 
दिया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-3145 / यो ०वि०--18. श्री मुखलाल राम, सहायक अभियंता , स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, कटिहार को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01 , 
सुपौल में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप से 
त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र का कार्य आवंटित करते हुए छातापुर एवं सुपौल विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार 
अगले आदेश तक के लिए दिया जाता 

( क .) यह आदेश तत्काल प्रभाव लागू 
( ख .) प्राक्कलन पदाधिकारी का तात्पर्य उसी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल से है, जिसमें संबंधित 

सहायक अभियंता पदस्थापित हैं । 
विधानसभा क्षेत्र / प्राक्कलन पदाधिकारी के कार्य आवंटन से संबंधित पूर्व के आदेश इस हद तक संशोधित 

समझे जाएंगे । 
( घ.) सभी संबंधित सहायक अभियंता शीघ्र अपने आवंटित विधानसभा क्षेत्र तथा प्राक्कलन पदाधिकारी का प्रभार 
ग्रहण कर कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी सूचना अविलंब विभाग को देंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजेश्वर प्रसाद सिंह, अपर सचिव । 


- 


से 


होगा । 


( ग . ) 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा) 


आदेश 

25 जून 2018 
सं 0 एल / एच ० जी०-14-06 / 2018- 5767 -- बिहार गृह रक्षा वाहिनी में जिला समादेष्टा के रूप में 
पदस्थापित निम्नांकित पदाधिकारियों की सेवा बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 648(a) के आलोक में जिला समादेष्टा (पुलिस 
उपाधीक्षक स्तर) कोटि में उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती है: 


6 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2018 


क्रम सं ० 


सम्पुष्टि की तिथि 


1 


16.11.2017 


नाम / पदनाम 
श्री रितेश कुमार पाण्डेय , जिला समादेष्टा , 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सिवान 
श्री हर्षवर्धन , जिला समादेष्टा, 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सीतामढ़ी 


2 


16.11.2017 


आदेश से . 
उमेश प्रसाद रजक, अवर सचिव । 


गृह 

विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचनाएं 

17 अप्रील 2018 
सं 0 1 / पी01-02 / 2013 खंड- II गृ 0 आ0-3291 -- श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, भा 0 पु 0 से 0 (2013), नगर पुलिस 
अधीक्षक , मुजफ्फरपुर अपने कार्यो के अतिरिक्त अगले आदेश तक वरीय पुलिस अधीक्षक , मुजफ्फरपुर के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


27 अप्रील 2018 
सं 0 1 / पी01-02 / 2013 खण्ड- II , गृ0 आ0-3610 भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर पद स्थापित किया 
जाता है 
क्र ० पदाधिकारियों के नाम / बैच 

वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 
सं ० 


: 


2 


3 


4 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 
8 


श्री निशांत कुमार तिवारी, भा 0 पु0 से0 । पुलिस अधीक्षक, पुर्णियाँ समादेष्टा , बि o सै 0 पु0-01, पटना । 
( 2005 ) 
डॉ ० परवेज अख्तर, भा 0 पु0 से 0 समादेष्टा , बि ० सै० पु0-02, डिहरी पुलिस अधीक्षक - सह - सहायक निदेशक, 
( 2005 ) 

अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा, बिहार, पुलिस अकादमी पटना । 

महिला बटालियन , सासाराम 
श्री उमाशंकर प्रसाद, भा 0 पु0 से 0 पुलिस अधीक्षक , रेल, कटिहार । पुलिस अधीक्षक , अरवल 
( 2005 ) 
श्रीमती गरिमा मलिक , भा 0 पु0 से 0 वरीय पुलिस अधीक्षक , गया । समादेष्टा , बि o सै 0 पु0-10, पटना । 
( 2006 ) 
श्री मनोज कुमार , भा 0 पु 0 से 0 ( 2008 ) वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर । वरीय पुलिस अधीक्षक , दरभंगा । 
श्री सत्यवीर सिंह , भा 0 पु0 से 0 ( 2008) वरीय पुलिस अधीक्षक , दरभंगा । पुलिस अधीक्षक , रोहतास । 
श्री विकास वर्मन, भा 0 पु 0 से 0 ( 2008) पुलिस अधीक्षक , नवादा । पुलिस अधीक्षक , सीतामढ़ी । 
श्रीमती निताशा गुड़िया, भा 0 पु 0 से0 समादेष्टा, बि ० सै ० पु0-13, समादेष्टा , बि o सै 0 पु0-02, डिहरी 
( 2008 ) 

दरभंगा । 

अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा, महिला 

बटालियन, सासाराम 
श्री संजय कुमार, भा 0 पु 0 से0 (2008) पुलिस अधीक्षक , ( डी 0), अपराध पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा । 

अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना । 
श्री विकास कुमार , भा 0 पु 0 से0 ( 2008) पुलिस अधीक्षक , मधेपुरा । पुलिस अधीक्षक , कटिहार । 
श्री दिलीप कुमार मिश्रा, भा 0 पु0 से0 पुलिस अधीक्षक , अरवल । पुलिस अधीक्षक , रेल , कटिहार | 
( 2008 ) 
श्री अश्विनी कुमार, भा 0 पु 0 से 0 (2008) | पुलिस अधीक्षक, सहरसा । समादेष्टा , बि ० सै ० पु0-13, दरभंगा । 
श्रीमती हरप्रीत कौर, भा 0 पु0 से0 पुलिस अधीक्षक , कैमूर ( भभुआ) । वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर । 
( 2009 ) 
श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो, 

पुलिस अधीक्षक , रोहतास । पुलिस अधीक्षक, वैशाली (हाजीपुर | 
भा 0 पु0 से0 ( 2009 ) 
श्री राजीव मिश्रा, भा 0 पु 0 से 0 ( 2010 ) पुलिस अधीक्षक, किशनगंज । वरीय पुलिस अधीक्षक , गया । 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2018 


7 


16 


17 


18 


19 


20 


श्री हरि प्रसाद एस०, भा 0 पु0 से 0 पुलिस अधीक्षक , सीतामढ़ी । पुलिस अधीक्षक, नवादा । 
( 2010 ) 
श्री राकेश कुमार, भा 0 पु0 से 0 ( 2010) | पुलिस अधीक्षक, वैशाली पुलिस अधीक्षक , सहरसा । 

( हाजीपुर । 
श्री आशीष भारती , भा 0 पु0 से 0 (2011 ) पुलिस अधीक्षक , मुंगेर । वरीय पुलिस अधीक्षक , भागलपुर । 
श्री रविरंजन कुमार, भा 0 पु 0 से 0 पुलिस अधीक्षक , गोपालगंज | समादेष्टा , बि o सै 0 पु0-12, सहरसा । 
( 2012) 
श्री कुमार आशीष, भा 0पु 0 से0 ( 2012) | समादेष्टा, बि o सै 0पु0-12, पुलिस अधीक्षक , किशनगंज | 

सहरसा । 
श्री विशाल शर्मा, भा 0 पु0 से0 ( 2013) नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) पुलिस अधीक्षक , पूर्णियाँ । 

पटना । 
श्री गौरव मंगला, भा 0 पु0 से0 (2013) नगर पुलिस अधीक्षक गया । पुलिस अधीक्षक, मुंगेर । 
श्री मो 0 फरोगुद्दीन , भा 0 पु 0 से0 ( नव समादेष्टा , बि ० सै० पु0-10, पटना । | पुलिस अधीक्षक , कैमूर (भभुआ ) । 
प्रोन्नत ) 
श्री रसीद जमॉ, भा 0 पु 0 से0 ( नव पुलिस अधीक्षक , आर्थिक अपराध पुलिस अधीक्षक , गोपालगंज । 
प्रोन्नत ) 

इकाई, बिहार, पटना । 


21 


22 


23 


24 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
चन्द्र शेखर सिंह , अपर सचिव । 


25 अप्रील 2018 
सं 0 1 / पी01-02 / 2013( खण्ड-I) गृ0 आ0-3516 -- श्री अरविन्द्र कुमार गुप्ता, भा 0 पु0 से 0 पुलिस अधीक्षक , बगहा 
अगले आदेश तक अपने कार्यो के अतिरिक्त समादेष्टा , बिहार स्भाविमान पुलिस बटालियन, बाल्मिकीनगर , बगहा के प्रभार में 


रहेंगे । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा , अपर सचिव । 


27 अप्रील 2018 
सं 0 1 / पी01-02 / 2013 खण्ड- II , गृ0 आ0-3611 -- केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के अन्तर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में चार 
वर्षों की आरम्भिक पदावधि के लिए पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापन के फलस्वरूप उक्त पद पर योगदान हेतु श्री 
सिद्धार्थ मोहन जैन, भा 0 पु0 से 0 ( BH: 2006), पुलिस अधीक्षक , कटिहार को वर्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से 
विरमित करते हुए उनकी सेवाएँ गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सौंपी जाती है । 
( गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र सं0-I- 21015/ 03/ 2018-IPS.III , दिनांक 19.01.2018 द्रष्टव्य) । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
चन्द्र शेखर सिंह, अपर सचिव । 


, 


18 मई 2018 
सं 0 1 / एल01-10-25 / 2015 गृ 0 आ0-4327 -- श्री रत्न संजय, भा 0 पु0 से0 (1998), पुलिस महानिरीक्षक , मद्य 
निषेध - सह - पुलिस महानिरीक्षक , विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना को MCTP phase-IV के foreign Component 
दिनांक 03.06.2018 से 08.06.2018 की अवधि के बाद दिनांक 09 / 10.06.2018 ( शनिवार एवं रविवार) के Prefix के साथ 
दिनांक 11.06.2018 से 14.06.2018 तक कुल 4 ( चार ) दिनों का Ex India Leave आकस्मिक अवकाश के रूप में स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


19 मई 2018 
सं 0 1 / एल1-10-05 / 2018 - गृ0 आ0-4329 - श्री राजेन्द्र कुमार भील, भा 0 पु0 से0 ( 2011), समादेष्टा , बिहार 
गृह रक्षा वाहिनी, पटना को अपनी माँ के ईलाज के लिए अहमदाबाद जाने हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 
1955 के नियम 10 , 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 21.05.2018 से 08.06.2018 तक कुल 19 ( उन्नीस) दिनों के उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


8 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2018 
2. श्री भील की अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री राजीव रंजन, भा 0 पु0 से 0 (2005 ), 
समादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी, पटना रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा , अपर सचिव । 


18 मई 2018 
सं 0 1 / एल01-10-03 / 2008 गृ0 आ0-4328 -- श्री राजेश कुमार , भा 0 पु0 से0, (2003 ), पुलिस उप - महानिरीक्षक , 
केन्द्रीय क्षेत्र पटना को MCTP phase -IV के foreign Component दिनांक 03.06.2018 से 08.06.2018 की अवधि के 
बाद दिनांक 09 / 10.06.2018 ( शनिवार एवं रविवार ) के Prefix के साथ दिनांक 11.06.2018 से 14.06.2018 तक कुल 4 
( चार ) दिनों का Ex India Leave आकस्मिक अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


20 अप्रील 2018 


सं 0 1 / एल01-10-10 / 2012 गृ0 आ0-3467 -- श्री अनिल किशोर यादव, भा 0पु 0 से 0 (1996), पुलिस 
महानिरीक्षक ( प्रशिक्षण) बिहार, पटना को अपने पुत्र की परीक्षा एवं पारिवारिक कारणों हेतु अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) 
निमयावली -1955 क नियम -10,11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 09.04.2018 से 01.06.2018 तक कुल 54 ( चौवन) दिनों के 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री यादव के अवकाश अवधि में श्री मो 0 रहमान भा 0 पु0 से 0 (2000 ), पुलिस महानिरीक्षक , वितंतु एवं तकनीकी 
सेवाएँ, बिहार , पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षण ( प्रशिक्षण ) बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


20 अप्रील 2018 
सं 0 1 / एल01-10-08 / 2017 गृ0 आ0-3468 -- श्री बाबू राम, भा 0 पु0 से 0 (2009), समादेष्टा , बिहार, सैन्य 
पुलिस -07 , कटिहार का चिकित्सा हेतु अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) निमयावली-1955 क नियम -5,10 एवं 20 के अन्तर्गत 
दिनांक 14.02.2018 से 09.03.2018 तक कुल 24 ( चौबीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की 
जाती है 


। 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


4 मई 2018 
सं 0 1 / एम02-10-60-08 / 2018, गृ0 आ0-3719-- केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के अन्तर्गत अधीक्षक , केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो के पद पर योगदान हेतु विरमित किये जाने के फलरूवरूप पुलिस अधीक्षक, कटिहार के पद से विदाई समारोह के 
अवसर पर श्री सिद्धार्थ मोहन जैन, भा 0 पु0 से0 ( 2006) द्वारा हवाई फायरिंग करने से संबंधित विडियो सोशल मीडिया पर 
वायरल होने का मामला सरकार द्वारा संज्ञान में लिये जाने के कारण श्री जैन को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु विरमित किये जाने 
से संबंधित अधिसूचना सं0-3611, दिनांक 27.04.2018 को निरस्त किया जाता है । 
2. श्री जैन अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2018 


9 


सं 0 8 / पी.3-10-07 / 2017 गृ 0 आ0--4910 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


प्रेषक , 


गिरीश मोहन ठाकुर , 


सरकार के अवर सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले ० एवं हक 0 ) 
बिहार, पटना । 

पटना, दिनांक 5 जून 2018 
विषय: पुलिस महानिदेशक , बिहार के कार्यालय में वित्तीय संसाधनों के प्रभावी नियंत्रण हेतु वरीय 

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के एक पद के सृजन की स्वीकृति । 
महाशय , 

वित्तीय मामलों के शीघ्र एवं वित्तीय नियमों के आलोक में निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी 
विभागों में विभिन्न वित्तीय एवं आय – व्यय नियमावली के अधीन प्रायोजित शक्तियों का निष्पादन एवं हरेक वित्तीय मामलों में 
सलाह देने के लिए आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है । 
पुलिस महानिदेशक कार्यालय के लिये वृहद बजट प्रावधान है, जो चालू 

वित्तीय वर्ष में 58,46,00,00,000 / 
के लगभग है । पुलिस मुख्यालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रति वर्ष पुलिस के आधुनिकीकरण , भवनों का निर्माण, विभिन्न 
प्रकार के हथियारों, उपकरणों, गाड़ियों इत्यादि के खरीद में काफी बड़ी राशि व्यय की जाती है । इसके अतिरिक्त 
वेतन / पेंशन मद में भी बड़ी राशि का व्यय होता है । 

पुलिस मुख्यालय के कार्य की प्रकृति एवं बजट की बड़ी राषि को देखते हुए पुलिस महानिदेशक, बिहार के 
कार्यालय में वित्तीय संसाधनों के प्रभावी नियंत्रण हेतु स्वतंत्र रूप से एक वरीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के एक पद 
वेतनमान - 14300-18300 , ग्रेड पे -8700 ( अपुनरीक्षित), वेतन स्तर -13 में सृजन का किया जाता है । उक्त पद बिहार वित्त 
सेवा / बिहार लेखा सेवा के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा । बिहार वित्त सेवा / बिहार लेखा सेवा के 
उक्त ग्रेड वेतन ( अपुनरीक्षित ) के पदाधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इस पद को ग्रेड वेतन 6600 एवं उससे ऊपर 
के ग्रेड वेतन के बिहार वित्त सेवा / बिहार लेखा सेवा / भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा / भारतीय रेल लेखा 
सेवा / भारतीय रक्षा लेखा सेवा / भारतीय डाक लेखा सेवा / भारतीय सिविल लेखा सेवा के पदाधिकारियों की प्रतिनुियक्ति द्वारा 
भरा जा सकेगा । 

उपर्युक्त पद के सृजन पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय 17,83,020 / - ( सत्रह लाख तिरासी हजार 
बीस ) रूपये मात्र होगा । 

उपर्युक्त राशि की निकासी मांग संख्या- 22, मुख्य शीर्ष -2055, उप मुख्य शीर्ष,-00, लघुशीर्ष- 001 
उपशीर्ष- 0001 , विपत्र कोड- N 2055000010001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा । पुलिस महानिरीक्षक के सहायक ( कल्याण) 
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी , होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन , पटना से की जायेगी । 
उपर्युक्त में वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


। 


- 


परिवहन विभाग 


गृह जिला 


अधिसूचना 

21 जून 2018 
सं0 05 / स्था 0 ( DTO) -30/2013 ( खण्ड -1 ) / 4076 -- परिवहन विभाग में पदस्थापित जिला परिवहन 
पदाधिकारियों / अपर जिला परिवहन पदाधिकारियों को कार्यहित / प्रषासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के सामने स्तम्भ -5 में 
उल्लिखित जिला में तुरंत के प्रभाव से स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है: 
क्र 0 जिला परिवहन 

वर्तमान 

नव पदस्थापन 
सं ० पदाधिकारी / अपर 

पदस्थापन 
जिला परिवहन 

पदाधिकारी का नाम 
1 2 3 4 

5 
मो 0 जियाउल्लाह , गोपालगंज 

रोहतास जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास 
जिला परिवहन 

( बक्सर का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 
पदाधिकारी 

01.07.2018 से प्रभावी) 


1 


10 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2018 


गृह जिला 


1 


5 


श्री मनोज कुमार 


क्र 0 जिला परिवहन 

वर्तमान 

नव पदस्थापन 
सं ० पदाधिकारी / अपर 

पदस्थापन 
जिला परिवहन 
पदाधिकारी का नाम 
2 3 

4 
2 श्री विकास कुमार, मधेपुरा 

अरवल जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियाँ 
जिला परिवहन 

पदाधिकारी 
3 

गोपालगंज 

पूर्णियाँ अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, 
शाही, जिला परिवहन 

पटना ( परिवहन विभाग , मुख्यालय 

में 
पदाधिकारी 

प्रतिनियुक्त ) 
4 श्री धीरेन्द्र कुमार, नवादा 

जहानाबाद जिला परिवहन पदाधिकारी, 
जिला परिवहन 

जहानाबाद ( अरवल का अतिरिक्त 
पदाधिकारी 

प्रभार ) 
5 श्री जनार्दन 

कुमार पटना 

पदस्थापन 

जिला परिवहन पदाधिकारी, गया 

की प्रतिक्षा में 
6 श्री राजीव कुमार, शेखपुरा 

सहरसा जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा 
जिला परिवहन 

पदाधिकारी, 
7 श्री अब्दुल रज्जाक , गोड्डा 

मधेपुरा जिला परिवहन पदाधिकारी , मधेपुरा 
जिला परिवहन ( झारखण्ड ) 

( सहरसा का अतिरिक्त प्रभार) 
पदाधिकारी 
श्री रविन्द्रनाथ गुप्ता, वैषाली 

औरंगाबाद जिला परिवहन पदाधिकारी, 
जिला परिवहन 

किषनगंज 
पदाधिकारी 
9 श्री वीरेन्द्र प्रसाद , नालन्दा 

षिवहर जिला परिवहन पदाधिकारी, 
जिला परिवहन 

औरंगाबाद 
पदाधिकारी 
10 श्री चितरंजन प्रसाद, मधुबनी 

सीतामढ़ी जिला परिवहन पदाधिकारी, 
जिला परिवहन 

सीतामढ़ी (षिवहर का अतिरिक्त 
पदाधिकारी 

प्रभार ) 
2. उपर्युक्त नव पदस्थापित पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर 
वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा -3 का प्रयोग करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी / अपर जिला परिवहन 
पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार राय, उप - सचिव । 


7 


8 


भवन निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

21 जून 2018 
सं 0 भवन / स्था0-02 - विविध -02 / 2018–6186( भ)-- भवन निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक -5418 (भ) 
दिनांक 04.06.2018 द्वारा भवन निर्माण विभाग अंतर्गत संविदा के आधार पर 100 (एक सौ ) सहायक अभियंता ( असैनिक ) के 
नियोजन का निर्णय संसूचित है । उक्त नियोजन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के 
संकल्प संख्या -2401 दिनांक 18.07.2007 की कंडिका -2(4) के अन्तर्गत गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में संविदा पर 
नियोजित होने वाले सहायक अभियंता ( असैनिक ) के लिए ₹ 55,000 / - (पचपन हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह पारिश्रमिक 
निर्धारित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह , उप – सचिव । 


for JGTC , 4 ms 2018 


11 


Office of The Commissioner , Magadh Division , Gaya 


1 


Office Orders 

The 13th April 2018 
No. XI- L -PT0—31 / 2017--1253 --- In the light of proposal received from Collector, 
Nawadah ( letter no . 422 dt. 23/08/2017 , Power of certificate officer is delegated to following 
officers for disposal of certificate cases u /s 3 ( 3 ) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 
1914. The power is delegated for six month only and will be extended on the basic of 
performance. 
SI. Name of Officer 

Designation 

Remarks 
Sri Shailendra Kumar Circle Officer, Govindpur Circle , Govindpur 
2 Sri Abhay Kumar 

Circle Officer , Nawadah Sadar Circle , Nawadah 
3 Sri Brajesh Kumar Dipak Block Development Officer , Circle , Nardiganj 

Nardiganj 
4 Sri NaushadAlam Block Development Officer , Circle , Akbarpur 
Siddique 

Akbarpur 
5 Sri ThueyaUrawan Circle Officer , Shirdla 

Circle , Shirdla 
6 Sri Mahesh Prasad Singh Circle Officer , Narhat 

Circle , Narhat 
7 Sri Sunil Kumar Circle Officer , Kauwakol 

Circle , Kauwakol 
Order of Commissioner,Magadh Division , Gaya dt. 04/04/2018 

By Order, 
Sd./Illegible , Secretary to Commissioner. 


The 13th April 2018 
No. 1-FeTo — 72 / 2017--1254 --- In the light of proposal 

light of proposal received from 

received from Collector, 
Jehanabad (letter no . 127 dt. 19/03/2018 , Power of certificate officer is delegated to following 
officers for disposal of certificate cases u /s 3 ( 3 ) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 
1914 
Si. Name of Officer 

Designation 

Remarks 
1 Sri Amlendu Kumar District Supply Officer, Jehanabad Jehanabad 

Singh 
2 Sri Satya Prakash 

District Land Acquisition Officer, Jehanabad 

Jehanabad 
3 Sri EstdeoMahadeo Senior Deputy Collector, Jehanabad Jehanabad 
Order of Commissioner,Magadh Division , Gaya dt. 03/04/2018 

By Order, 
Sd./Illegible, Secretary to Commissioner. 


The 7th June 2018 
No. VII - 10-02 / 2018--1796 --- In the light of proposal received from Collector, 
Arwal(letter no . 49 dt. 14/05/2018 , Power of certificate officer is delegated to following officer 
for disposal of certificate cases u /s 3 ( 3 ) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914 . 
SI. Name of Officer 

Designation 

Remarks 
Sri Rajesh Ranjan Senior Deputy Collector, Arwal 

Arwal 
Order of Commissioner,Magadh Division , Gaya dt. 28/05/2018 

By Order, 
Sd./Illegible, Secretary to Commissioner. 


12 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2018 


The 7th June 2018 
No. I- स्था०-71 / 2017--1797 ---Inthe light of proposal received from Collector , Gaya (letter 
no . 437 dt. 14/05/2018 , Power of certificate officer is delegated to following officer for disposal 
of certificate cases u /s 3 (3 ) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914 . 
Sl. Name of Officer 

Designation 

Remarks 
Sri Sunil Kumar District Panchayti Raj Officer ,Gaya 

Gaya 
2 Sri Shambhu Sharan Pandey Senior Deputy Collector, Gaya 

Gaya 
Order of Commissioner, Magadh Division , Gaya dt. 27/05/2018 

By Order , 
Sd./Illegible , Secretary to Commissioner. 


1 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 15-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2018 


13 


भाग - 9 - ख 


, 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


सं 0 918— “किसलय ” ( शैक्षणिक अभिलेख के अनुसार ) पुत्र श्रीमती कुमुद कुमारी ( माँ ) एवं श्री नवीन 
कुमार अम्वष्ठ (पिता ) निवासी रेन्टल प्लैट- 83 , कंकड़बाग पो0- लोहियानगर, जिला- पटना, बिहार राज्य , 
( शपथ पत्र सं- 1279 दिनांक 18.05.18 ) “किसलय कुमार " के नाम से जाना जाऊगाँ । 

किसलय । 
No. 918 ---" Kislay " (Name by Academic Record ) son of Smt. Kumud kumari (Mother ) 
and Sri Navin Kumar Ambastha ( Father) Resident of Rental flat 83 , kankerbagh , P.O. Lohia 
Nagar Dist. Patna, State Bihar , Shall be Known as " Kislay Kumar " vide affidavit no. 1279 dated 
18.05.18. 

Kislay . 


सं 0 919 — मैं , स्वप्निल, पुत्र - श्री अवधेश कुमार , 104 राज एन्क्लेव रोड नं . -5 सी , उत्तरी श्रीकृष्णापुरी बोरिंग 
रोड, पटना -800013 का निवासी हूँ | Affd. No.- 9463 दिनांक 29.05.2018 के आलोक में मैं ये घोषणा करता हूँ कि 
मेरा नाम अब स्वप्निल अमन हो गया है । आज से मैं स्वपनिल अमन के नाम से ही जाना जाऊँगा | 

स्वप्निल | 
No. 919 --- I, Swapnil S /O Awadhesh Kumar R / O 104 Raj Enclave Road No - 5C North S 
K Puri Boring Road Patna 80013 declare vide affd no - 09463 Dated 29.05.18 that now I shall be 
known as Swapnil Aman . 

Swapnil. 


सं0 929 — मैं , एस 0 रजा अहमद, बिहार स्टेट बार काउन्सिल इलेक्सन रूल्स के अन्तर्गत नियुक्त निर्वाची 
पदाधिकारी, 27.3.2018 को हुए चुनाव तथा चुनाव के बाद मतगणना के आधार पर निम्नलिखत 25 उम्मीदवारों को बिहार 
स्टेट बार काउन्सिल के सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ जिनके नाम निम्नलिखित हैं : 
क्र ० सं ० 

निर्वाचित सदस्यों के नाम 
1 

मनन कुमार मिश्र 
2 

प्रेम नाथ ओझा 
3 

राजेन्द्र प्रसाद सिंह 
4 

योगेश चन्द्र वर्मा 
5 

सच्चिदानंद सिंह 
6 रमाकांत शर्मा 
7 जय प्रकाश सिंह 
8 

शशि शेखर किशोर 
9 

प्रेम कुमार झा 
10 

अरूण कुमार सिंह 
11 

धर्मनाथ प्रसाद यादव 


14 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2018 


क्र ० सं ० 


निर्वाचित सदस्यों के नाम 
12 

राजीव कुमार 

द्विवेदी 
13 

विन्ध्य केशरी कुमार 
14 शहनाज फातमा 
15 सुदामा राय 
16 

रंजन कुमार झा 
17 

पंकज कुमार 
18 नीतू झा 
19 

राजीव शरण 
20 

कामेश्वर पाण्डेय 
21 

दीनानाथ यादव 
22 महम्मद सैदुल्लाह 
23 

रामचरित्र प्रसाद 
24 

मुरारी कुमार हिमांशु 
25 जितेन्द्र नारायण सिन्हा 

आदेश से , 
( ह 0) अस्पष्ट , 
निर्वाची पदाधिकारी, 

बिहार स्टेट बार काउन्सिल । 
No. 929 — I, S. Raza Ahmad, Returning Officer appointed under the Bihar State Bar 
Council Election Rules as amended up -to -date, pursuant to the polling held for the Bihar 
State Bar Council on 27.3.2018 , declare the following twenty five personswhose names are 
given below , as being elected as Members of the Bihar State Bar Council . 
SI. No. 

Name of Candidates 
1 Manan Kumar Mishra 
2 Prem Nath Ojha 
3 Rajendra Prasad Singh 
4 Yogesh Chandra Verma 
5 Sachidanand Singh 
6 Ramakant Sharma 
7 Jai Prakash Singh 
8 Shashi Shekhar Kishore 
9 Prem Kumar Jha 
10 Arun Kumar Singh 
11 Dharmnath Prasad Yadav 
12 Rajeeva Kumar Dwivedi 
13 Vindhya Keshri Kumar 
14 Shahnaz Fatma 
15 Sudama Roy 
16 Ranjan Kumar Jha 
17 PankajKumar 
18 Neetu Jha 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2018 


15 


SI . No. 


Name of Candidates 


19 


20 


21 


22 


Rajiv Sharan 
Kameshwar Pandey 
Dina Nath Yadav 
Mahammad Saidullah 
Ram Charitra Prasad 
Murari Kumar Himanshu 
Jitendra Narain Sinha 


23 


24 


25 


By Order, 
Sd / -Illegible , 
Returning Officer 
Bihar State Bar Council. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 15-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


16 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2018 


बिहार गजट 


का 


प्राधिकारी द्वारा 


पूरक( अ 0 ) 
द्वारा प्रकाशित 


सं 0 1 / एम02-60-05 / 2018 गृ 0 आ0-3290 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


संकल्प 

17 अप्रील 2018 
श्री विवेक कुमार , भा 0 पु0 से0 (2007), वरीय पुलिस अधीक्षक , मुजफ्फरपुर के विरूद्व धारा 13 (2) सह पठित 13(1)( e ) 
भाष्टाचार निरोधक अधिनियम , 1998 एवं धारा 109, भा 0 द0 वि 0 सह पठित 13(2 ) सह पठित 13 (1)( e ) भष्टाचार निरोधक 
अधिनियम, 1988 के तहत संज्ञेय अपराध के लिये विशेष निगरानी इकाई थाना कांड सं0-2 / 2018, दिनांक 15.04.2018 दर्ज 
किये जाने एवं मामला अनुसंधानान्तर्गत होने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वार अखिल भारतीय सेवाएँ ( अनुशासन एंव अप्रील ) 
नियमावली, 1969 के नियम 3(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कुमार को तत्कालिन प्रभाव से निलंबित किया 
जाता है । 

2. निलंबन की अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय महानिदेशक - सह - महासमादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी एंव अग्निशाम 
सेवाएँ, बिहार, पटना का कार्यालय होगा । 

3. निलंबन की अवधि में श्री कुमार को अखिल भारतीय सेवाएँ ( अनुशासन एंव अपील) नियमावली, 1969 के नियम 4 
के आधीन मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 15-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


